निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 935) पटना, सोमवार , 22 अक्तूबर 2018 


सैनिक कल्याण निदेशालय 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

11 अक्तूबर 2018 
सं० सै0क0नि0 / 03 / 02 / 2018 – 1085 — मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 25.9. 2018 को 
आयोजित चयन समिति की अनुशंसा तथा बिहार पूर्व सैन्य सेवा नियमावली , 2016 के प्रावधानों के आलोक में निम्न 
सेवानिवृत्त सैन्य पदाधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से योगदान की तिथि 
से नियुक्त किया जाता है : 

आई0सी0 - 41386ए कर्नल स्थायी पता - ग्राम - महम्दा, पोस्ट - बरनाठ , तहसील - मोतिहारी, जिला - पूर्वी 
नरेन्द्र कुमार 

चम्पारण पत्राचार का पता - मुख्यालय, झारखण्ड एवं बिहार सब एरिया , 

जी०एस० ब्रान्च , दानापुर कैन्ट 
आई0सी0 - 46878एच कर्नल । स्थायी पता - ग्राम + पोस्ट - बसैला, जिला - छपरा ( सारण ), पिन - 841412 
अनुप कुमार सिंह राणा पत्राचार का पता - मार्फत स्टेशन हेडक्वार्टर सेल , दानापुर कैन्ट 
आई0सी0 - 41901एफ कर्नल | स्थायी पता - ग्राम - महादेवपुर , पोस्ट - हवेली खड़गपुर , जिला - मुंगेर - 811213 
कृष्ण नन्दन प्रसाद 

पत्राचार का पता - 7 , गोदावरी अपार्टमेन्ट , यूनिवर्सिटी रेजिडेन्सियल 

कम्प्लेक्स, लालबाग, सराय, भागलपुर - 812002 
02860 - जेड कमाण्डर टी - 903, आम्रपाली सफायर, सेक्टर - 45, नोएडा - 201301 ( उ0 प्र0 ) 
कौशल कुमार झा 
24148 - एस विंग कमाण्डर | फ्लैट न0 - 201, सृष्टि - II अपार्टमेन्ट , रंजन पथ, आर०पी०एस० मोड़ के 
कंचन सिंह 

नजदीक , दानापुर, जिला - पटना 


2. नियुक्ति के फलस्वरूप सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक - 312, दिनांक - 26. 
03.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतनादि का निर्धारण किया जायेगा एवं वेतन का भुगतान पदभार ग्रहण 
की तिथि से देय होगा । 

3. योगदान के समय असैनिक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र देना 
अनिवार्य होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अक्तूबर 2018 


4. नियुक्ति का आदेश निर्गत होने की तिथि से चार माह के अन्दर योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 
नियुक्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा । 

5 . नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान देने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 

6. सभी पदाधिकारी अपना योगदान सैनिक कल्याण निदेशालय, मुख्य सचिवालय, ब्लाँक - 2, द्वितीय तल , 
पटना - 800015 में करेंगे । 

आदेश से . 
आमिर सुबहानी, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 935- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


